सत्यमेव जयते 


रेया 


GOVT 
. 


OF 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 


No. 4-2019 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , JANUARY 22 , 2019 ( MAGHA 2 , 1940 SAKA) 


: 


PART - I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 01 जनवरी , 2019 
संख्या 1328 - कृषि अनु0 (1) -2018 / 40.- हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का 23), की धारा 43 
की उपधारा (2) के खण्ड (xxviii),(xxxix) तथा (xxx) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् 

ये नियम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा ( संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते है । 

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम , 2008 में , परिशिष्ट ख में , खाना 4 के नीचे, क्रम संख्या 27 के सामने , 
विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् 
" 27 

( i ) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित विषय में इंजिनियरिंग में तीन वर्ष का 

डिप्लोमा; या 
(ii ) कनिष्ठ अभियन्ता / मुख्य नक्शानवीस / सहायक नक्शानवीस / परिमण्डल मुख्य नक्शानवीस के 

रूप में दस वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्था से सम्बन्धित विषय में 

नक्शानवीसी में दो वर्ष का प्रमाणपत्र । 
(iii) कनिष्ठ अभियन्ता या सहायक नक्शानवीस की दशा में , जो इंजीनियरिंग संस्थान के सहयुक्त 

सदस्य की योग्यता ( ए.एम.आई.ई. ) रखता हो , पांच वर्ष का अनुभव तथा डिग्रीधारक की दशा में दो 
वर्ष का अनुभव । 


1 . 


2 . 


: 


नवराज संधू , 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग । 


( 114) 


PART- I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN . 22 , 2019 (MAGH . 2 , 1940 SAKA ) 


115 


HARYANA GOVERNMENT 


AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 


Notification 


The 1st January , 2019 
No. 1328 -Agri Sec. (1 )-2018 / 40.- In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) read with clauses 
(xxviii ), (xxix ) and (xxx ) of Sub section (2 ) of Section 43 of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 
( 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State 
AgriculturalMarketing Board Service Rules, 2008, namely : 
1 . These rules may be called the Haryana State Agricultural Marketing Board Service (Amendment) Rules, 2018 . 
2 . In the Haryana State Agricultural Marketing Board Service Rules, 2008 , in Appendix B , against serial 
number 27 , under column number 4 , for the existing entries the following entries shall be substituted , namely : 


Serial Number 


" 27 


(i ) 


(ii ) 


Three years diploma in Engineering in respective discipline from a recognized 
Technical Education Board ; or 
two years certificate in draftsmanship in respective discipline from a recognized 
Technical Institution , with 10 years experience as Junior Engineer/Head 
Draftsman / Assistant Draftsman /Circle Head Draftsman ; or 
In case of Junior Engineer or Assistant Draftsman who possesses Associate 
Member of Institute Engineers (AMIE ) qualification , five years experience and 
two years experience in case of degree holders." 


(iii) 


NAVRAJ SANDHU , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Agriculture and Farmers Welfare Department. 


8496 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


